रजिस्ट्री संडी. एल० - 33004/ 97 


. . 


. 


. 


AL 


REGD. NO. D . L .- 33004 / 97 


भारत की राजपत्र 


सयमबजयत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड (6) 
PARTI - Section 3 - Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0461 ] 
No. 461 ] 


मई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 25 , 1997 / अग्रहायण 4, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 1997/AGRAHAYANA 4, 1919 


भारतीय प्रेस परिषद् 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 नवम्बर , 1997 
सा. का .नि . 666 ( अ ). - भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद् अधिनियम , 1978 ( 1978 का 37 ) की धारा 5 की उप - धारा ( 4 ) के अनुसरण में 
उक्त धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( क ) एवं खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के निम्नलिखित व्यक्ति संगमों और खण्ड ( ग ) के प्रयोजनों के लिए 
निम्नलिखित समाचार अभिकरणों को अधिसूचित करती है , अर्थात् : 
( I ) धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम : 
( 1 ) ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेन्स, दिल्ली । 

श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों 
( 2 ) ऑल इंडिया स्माल न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रेन्स, दिल्ली । 

के रूप में -- जो कि सम्पादक 
( 3 ) नैशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ( इंडिया ), दिल्ली । 

सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों के 
( 4 ) इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस, दिल्ली । 

• प्रतिनिधि निकायों के रूप में 
( 5 ) इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, ( रजिस्टर्ड ), दिल्ली । 
( 6 ) दि प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली । 


(II ) धारा 5 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम : 

( 1 ) दि इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी, दिल्ली । 
( 2 ) इंडियन लैंग्वेज्जि न्यूजपेपर्स एसोसिएशन, मुम्बई । | 


बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के 
स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि 
निकायों के रूप में 


मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों 
और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकायों के रूप 


( 3 ) ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन, दिल्ली । ) 
( 4 ) इंडियन फैडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स , दिल्ली । 
( 5 ) स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, दिल्ली । 
( 6 ) ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फैडरेशन , दिल्ली । । 


3001 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec. 3 (1) ] 


( 7 )एसोसिएशन ऑफ स्मॉल न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया , कानपुर । 


लघु समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों 
के प्रतिनिधि निकाय के रूप में 


(III ).. धारा 5 की उपधारा ( 3) के खण्ड ( ग ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र 
3964 ** : 

(1) PASA GR staff54 (fenfuès ),ferenti 
(2) f 45155 37 $form , forest 

( F . 19 /1/97 - 41. 5 . 377 .] 

जी . के . बतरा , सचिव 


PRESS COUNCIL OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st November , 1997 
G .S .R . 666 (E ). - In pursuance of sub- section (4 ) of Section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978) the Press 
Council of India hereby notifies the following associations of persons of the categories referred to in clause (a ) and clause (b ) 
and news agencies for the purpose of clause (c ) of sub -section (3 ) of that section , namely : 
(1) Associations of persons of category referred to in clause (a ) of sub -section (3 ) of section 5 : 
(1) All India Newspapers Editors Conference, Dolhi: . 

As reprosentative bodies of Work 
(2 ) All India Small Newspapers Editors Conference, Delhi, 

ing Journalists who are Editors. 
(3 ) National Union of Journalists (India ), Delhi. 

Asrepresentative bodies of Working 
(4) Indian Federation of Working Journalists, Delhi. 

Journalists other thap Editors . 
(5 ) Indian Journalists Union (Regd .), Delhi 

(6 ) The Press Association, Delhi. 
( II) - Associations of persons of category referred to in clause (b ) of sub - section (3 ) of section 5 : 
(1) The Indian Newspaper Society , Delhi. 

As representative bodies ofOwners 
(2 ) Indian Languages Newspapers Association , Mumbai. . 

and Managers of Big , Medium and 

small newspapers, 
(3 ) All India Small and Medium Newspapers Association , Delhi. ) As representative bodies of Owners 
Indian Federation of Small and Medium Newspapers , Delhi. 

and Managers of Medium and 
(5) Small and Medium Newspapers Guild of India , Delhi , 

Small Newspapers. 
(6) All India Small and Medium Newspapers Federation , Delhi. 


(7 ) 


Assocjațion of Small Newspapers of India, Kanpur . 


As representative body of owners 
and Managers of Small Newspapers 


( III) : 12 News agencies for the purpose of nominating a person from the category of persons referred to in clause (c ) of sub 
section (3 ) of section 5 : 

( 1 ) The Press Trust of India Limited , Delhi. 
( 2 ) The United News of India , Delhi. 

[No . 19/1/97 -PCI] 
G . K , BATRA , Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 --- 1997 


